निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 आश्विन 1932 ( श ) 
( संo पटना 686 ) पटना, बुधवार , 29 सितम्बर 2010 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

29 सितम्बर 2010 
सं0 बी1 - 3-68 / 2010 -23 — बिहार विधान सभा आम निर्वाचन , 2010 के अवसर पर 22 -शिवहर , 23 - रीगा , 24 -बथनाहा 
( अ. जा.), 25 - परिहार, 26- सुरसंड, 27- बाजपट्टी, 28– सीतामढ़ी, 29 - रून्नीसैदपुर , 30– बेलसंड, 78 - कुशेश्वरस्थान ( अ. जा.), 
79– गौड़ाबौराम, 80 – बेनीपुर, 81 - अलीनगर , 82 - दरभंगा ग्रामीण, 83 - दरभंगा, 84 - हायाघाट , 85– बहादुरपुर, 86 - केवटी, 87 - जाले , 
88– गायघाट , 89- औराइ , 91- बोचहाँ (अ. जा.), 92 – सकरा (अ. जा.), 93 - कुढ़नी, 94 –मुजफ्फरपुर, 95 - कॉटी, 96 – बरूराज, 
131- कल्याणपुर (अ. जा.), 132– वारिसनगर , 133 –समस्तीपुर , 134 - उजियारपुर , 135 –मोरवा , 136 – सरायरंजन , 137– मोहिउद्दीननगर , 
138-विभूतिपुर, 139 - रोसड़ा ( अ. जा.), 140 - हसनपुर , 12- नरकटिया, 17 -पिपरा, 18- मधुबन , 20 -चिरैया , 21 - ढाका, 90 -मीनापुर, 
97 – पारू एवं 98 – साहेबगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या - बी1 - 3 - 68 / 2010 - 22 
दिनांक 29 .09 .2010 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या - 464 / बिहार – वि .स. / 2010 दिनांक 29.09.2010 सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद, 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

- सह - सरकार के उप सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 29 सितम्बर 2010 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

29 सितम्बर 2010 
सं0 बी1 - 3 - 68 / 2010 - 22 — यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड 1 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की 
विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो . 27 नवम्बर, 2010 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी 
और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और 

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा 15 की उप - धारा (1 ) के निबंधनों के अनुसार बिहार 
राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है; 

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा 15 की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में , जैसा कि 
भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतदद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते है कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार 
राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें : 


सारणी 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या व नाम 


22 -शिवहर 


23 - रीगा 


24 - बथनाहा ( अ. जा .) 


25 - परिहार 


26 - सुरसंड 


27 - बाजपट्टी 


28 - सीतामढ़ी 


29 - रून्नीसैदपुर 


30 - बेलसंड 


78 - कुशेश्वरस्थान ( अ. जा .) 


79 – गौड़ाबौराम 


80 – बेनीपुर 


81 - अलीनगर 


82 - दरभंगा ग्रामीण 


83 - दरभंगा 


84 - हायाघाट 


85-बहादुरपुर 
86 - केवटी 


87 - जाले 


88 - गायघाट 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 सितम्बर 2010 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या व नाम 


89 - औराई 


91 - बोचहाँ ( अ. जा.) 


92– सकरा (अ. जा .) 


93 - कुढ़नी 


94-मुजफ्फरपुर 
95 - कॉटी 


96 - बरूराज 


131 - कल्याणपुर ( अ. जा .) | 


132 – वारिसनगर 


133 - समस्तीपुर 


134 - उजियारपुर 


135 - मोरवा 


136 - सरायरंजन 


137 - मोहिउद्दीननगर 


138 -विभूतिपुर 


139 - रोसड़ा ( अ. जा.) 


140 - हसनपुर 
12 - नरकटिया 


17 - पिपरा 


18 - मधुबन 


20 -चिरैया 


21 - ढाका 


90 - मीनापुर 


97 - पारू 


98 – साहेबगंज 


राज्यपाल के आदेश से व उनके नाम से, 

( ह0) अस्पष्ट , 
बिहार सरकार के मुख्य सचिव । 


ROER JIGIC (31HTETUT), 29 RHAGOR 2010 

The 29th September 2010 


No . - B1- 3 -68 /2010 - 22 — WHEREAS , in accordance with the provisions of clause 
( 1 ) of Article 172 of the Constitution of India , the existing Legislative Assembly of the 
State of Bihar, unless sooner dissolved , shall continue up to and including the 27 " 
November, 2010 and shall , thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration ; 
and 

WHEREAS, in terms of sub - section ( 1) of Section 15 of the Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951) , a General Election has to be held for the purpose of 
constituting a new Legislative Assembly of the State of Bihar ; 

Now , THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India , in 
pursuance of sub -section ( 2 ) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 
(43 of 1951 ), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the 
Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect 
members to the Legislative Assembly of the State , in accordance with the provisions of 
the said Act and of the rules and orders made thereunder : 

TABLE 


Number and name of the Assembly Constituency 


22 - Sheohar 


23 -Riga 
24 -Bathnaha (SC ) 
25 -Parihar 
26 -Sursand 


27 -Bajpatti 


28 - Sitamarhi 


29 -Runnisaidpur 
30 -Belsand 


78 -Kusheshwar Asthan (SC ) 
79 -Gaura Bauram 
80 -Benipur 


81-Alinagar 


82 -Darbhanga Rural 


83 -Darbhanga 
84- Hayaghat 
85 -Bahadurpur 


86 - Keoti 


87 -Jale 


88 -Gaighat 


PER JHT (31HTERUT), 29 PAGER 2010 


Number and name of the Assembly Constituency 

89- Aurai 
91 -Bochaha (SC ) 


92 - Sakra ( SC ) 


93 -Kurhani 


94 -Muzaffarpur 


95 - Kanti 


96 - Baruraj 
131-Kalyanpur(SC ) 
132 -Warisnagar 
133 -Samastipur 
134 -Ujiarpur 
135 -Morwa 


136 - Sarairanjan 


137 -Mohiuddinnagar 
138 -Bibhutipur 


139 - Rosera (SC ) 


140 - Hasanpur 


12 -Narkatia 


17 - Pipra 
18 -Madhuban 


20 -Chiraia 
21 -Dhaka 


90 -Minapur 


97 - Paroo 
98 -Sahebganj 


By order and in the name of Governor, 


Sd/- Illegible , 


Chief Secretary to the Government of Bihar . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 सितम्बर 2010 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, ,दिनांक 29 सितम्बर, 2010 / 7 आश्विन, 1932 ( शक ) 

सं0 464 / बिहार -वि.स. / 2010:– यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की 
धारा 15 की उप - धारा ( 2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 
द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1 ) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे 
उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशो के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए 
सदस्य निर्वाचित कर दे; 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा: 
( अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में : 
( क ) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख 

: 6 अक्तूबर, 2010 ( बुधवार ) 
नामनिर्देशनों की संवीक्षा तारीख 

: 7 अक्तूबर, 2010 ( वृहस्पतिवार ) 
( ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख 

: 9 अक्तूबर, 2010 ( शनिवार ) 
( घ ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 24 अक्तूबर, 2010 ( रविवार ) 

वह तारीख जिससे पूर्वनिर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 26 नवम्बर, 2010 ( शुक्रवार ) 

नियत करता है; और 
( आ ) नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि 
आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1 ) में दिखाए गए तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा: 

सारणी 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या व नाम 


मतदान का समय 


22 - शिवहर 
23 - रीगा 
24 - बथनाहा ( अ. जा.) 
25 - परिहार 
26 - सुरसंड 
27 -बाजपट्टी 
28 - सीतामढ़ी 
29- रून्नीसैदपुर 
30 - बेलसंड 
78 – कुशेश्वरस्थान ( अ. जा.) 
79 – गौड़ाबौराम 
80 - बेनीपुर 
81 - अलीनगर 
82 - दरभंगा ग्रामीण 


प्रातः 7.00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 


83 - दरभंगा 


84 - हायाघाट 


85 – बहादुरपुर 
86 - केवटी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 सितम्बर 2010 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या व नाम 


मतदान का समय 


87 - जाले 


88 - गायघाट 
89 - औराई 
91 - बोचहाँ (अ. जा .) 
92 - सकरा ( अ. जा .) 
93 - कुढ़नी 
94 – मुजफ्फरपुर 
95 - कॉटी 


प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 


प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 


96 - बरूराज 


131 - कल्याणपुर (अ. जा .) 
132 - वारिसनगर 
133 - समस्तीपुर 
134 -उजियारपुर 
135 - मोरवा 


136 - सरायरंजन 
137 - मोहिउद्दीननगर 
138 –विभूतिपुर 
139 - रोसड़ा (अ. जा.) 
140- हसनपुर 
12 - नरकटिया 
17 -पिपरा 


प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 5. 00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 
प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 


18 - मधुबन 
20 -चिरैया 
21 - ढाका 
90 - मीनापुर 
97 - पारू 
98 – साहेबगंज 


प्रात: 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक 


प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक 
प्रातः 7. 00 बजे से सायं 3. 00 बजे तक 


आदेश से , 
के0 अजय कुमार, 
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग । 


PER JGC (3THTERUT), 29 Hatok 2010 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001, Dated : 29th September, 2010 / 

7 Asvina , 1932 (Saka ) 
NO . 464/BR -LA /2010 :-WHEREAS , the Governor of the State of Bihar has, by 
notification issued under sub - section ( 2 ) of section 15 of the Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 29th 
September, 2010 , been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the 
State of Bihar , as specified in column ( 1 ) of the Table below , to elect members of the 
Legislative Assembly of the State , in accordance with the provisions of the said Act and 
of the rules and orders made there under ; 

NOW , THEREFORE , in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the 
Election Commission of India hereby 
( A ) appoints, with respect to the said election from each of the Assembly 

Constituencies specified in the said Table : 
( a ) the 6th October , 2010 (Wednesday ) , as the last date for making 

nominations; 
(b ) the 7th October, 2010 ( Thursday ) , as the date for scrutiny of 

nominations ; 
the 9th October, 2010 (Saturday ), as the last date for withdrawal of 

candidatures ; 
(d ) the 24th October, 2010 (Sunday ), as the date on which a poll shall , 

if necessary , be taken ; and 
) the 26 November, 2010 ( Friday ), as the date before which the 

election shall be completed ; and 
( B ) fixes the hours, as shown in column (2 ) of the Table below , as the hours 

during which the poll shall , if necessary, be taken on the date specified 
above, in the corresponding constituency shown in column ( 1) of the said 
Table : 

TABLE 


Number and name of the Assembly Constituency 


Hours of Poll 


22 - Sheohar 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


7 .00 AM to 5 .00 PM 


23 - Riga 
24 -Bathnaha ( SC ) 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


25 -Parihar 


26 - Sursand 


27 -Bajpatti 
28 - Sitamarhi 


7 .00 AM to 5 .00 PM 
7 . 00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 . 00 PM 
7 . 00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 
7.00 AM to 5.00 PM 


29 -Runnisaidpur 
30 -Belsand 
78 -Kusheshwar Asthan (SC ) 


PER JGC (3HTERUT), 29 Patok 2010 
Number and name of the Assembly Constituency 


Hours of Poll 


79 -Gaura Bauram 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


80 -Benipur 


81 - Alinagar 
82-Darbhanga Rural 
83 - Darbhanga 
84 -Hayaghat 
85 - Bahadurpur 


7 . 00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 . 00 PM 
7 . 00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 
7 . 00 AM to 5 .00 PM 


86 - Keoti 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


87 - Jale 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


7 . 00 AM to 5 .00 PM 


88 -Gaighat 
89- Aurai 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 
7 .00 AM to 5 . 00 PM 


91-Bochaha (SC ) 
92 -Sakra (SC ) 
93 -Kurhani 


7 .00 AM to 5 .00 PM 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


94 -Muzaffarpur 


7 .00 AM to 5 .00 PM 


95 - Kanti 


7 . 00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


7 .00 AM to 5 .00 PM 


96 -Baruraj 
131- Kalyanpur(SC ) 
132 -Warisnagar 
133 - Samastipur 
134 -Ujiarpur 
135 -Morwa 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 


7 . 00 AM to 5 . 00 PM 


136 - Sarairanjan 


137 -Mohiuddinnagar 
138 - Bibhutipur 
139 -Rosera (SC ) 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 . 00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 


140 -Hasanpur 


7 .00 AM to 5 .00 PM 
7 .00 AM to 5 .00 PM 


12 - Narkatia 


7 . 00 AM to 5 . 00 PM 


17 - Pipra 
18 -Madhuban 


7 .00 AM to 5 . 00 PM 


20 -Chiraia 


7 . 00 AM to 5 .00 PM 


10 


बिहार गजट ( असाधारण), 29 सितम्बर 2010 
Number and name of the Assembly Constituency 


Hours of Poll 


21- Dhaka 


90 -Minapur 


7.00 AMto 5 . 00 PM 
7 . 00 AM to 3 . 00 PM 
7 . 00 AM to 3. 00 PM 


97- Paroo 


98 - Sahebganj 


7 . 00 AM to 3 . 00 PM 


By Order , 
K. AJAY KUMAR, 


Secretary, Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 686 - 571 + 300- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


